. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


7 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या - 24 राँची, बुधवार , 


29 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 429 - 444 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में परःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई. एस - सी ., बी. ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी ., एम .ए., एम.ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप० -इन - एड ., 

भाग-7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग -9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग- 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अ चनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक “ अ ” ... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त, 2018 


430 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


- - - - - - - - - - - - - - - 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

- - - -- - - - -- - 

अधिसूचना 
3 जुलाई , 2018 


संख्या -4/नि०स० - 12 -292 /2014-913 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री राम सुमन प्रसाद ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला- जहानाबाद ) की सेवा उनके नाम के 
सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


Sl . | 
No . | 


Employee 
Name G . P .F . 

No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


Date of Service 
Confirmation 


Current Designation 


11 /09/ 2013 


13/ 06/ 2017 


RAM SUMAN | > DC OFFICE 
PRASAD 

CHATRA 
( JHK/JAS /188 ) 


HUNTERGANJ 
( SHALIGRAM 
NARAYANPUR ) 
CIRCLE ,CHATRA 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD/1139 


431 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
24 मई , 2018 


संख्या-4/नि० स०- 12 -204/ 2014-341 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री परमेश्वर कुशवाहा ( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला गिरिडीह ) की सेवा उनके नाम के 
सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


Employee 
Name G . P. F. 

No. 


Current 
Department 


No. | 


Joining 
Date in 
Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


5 


6 


PERMESHWAR 
KUSHWAHA 
( jhk/jas/ 214 ) 


> DC OFFICE 
PALAMAU 


HUSSAINABAD | 19 / 08 / 2013 | 27 / 05/ 2017 
SUB DIVISION 

„PALAMU 


Executive 
Magistrate 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD /1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त, 2018 


432 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
23 जुलाई , 2018 


संख्या -9/ आरोप - 15/ 2016- 3096/ रा०,-- श्री सत्येन्द्र सिंह , तत्कालीन अंचल निरीक्षक , चतरा 
सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध नामांतरण वाद सं०- 1698, दिनांक 
11 फरवरी, 2010 के द्वारा ग्राम - कोलाडीह के कुल रकबा-147.05 एकड़ भूमि का नीलांचल आयरन 
एण्ड पावर लि० के पक्ष में अवैध नामांतरण/हस्तांतरण हेतु अनुशंसा करने संबंधी आरोपों के लिए 
उपायुक्त , चतरा के पत्रांक - 111, दिनांक 21 फरवरी , 2017 द्वारा आरोप प्रपत्र क प्राप्त हुआ | 
2. प्रपत्र क में गठित आरोपों के संबंध में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 27 जून , 2017 
एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के 
नियम - 43 ( ख ) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है । 
3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि 
से 15 (पंद्रह ) दिनों के भीतर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर 
अपना लिखित बचाव-बयान प्रस्तुत करें । 
4. श्री सिंह द्वारा लिखित बचाव-बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों 
की जाँच हेतु श्री विनोद चंद्र झा , सेवानिवृत्त भा . प्र. से . (विभागीय जाँच पदाधिकारी), झारखण्ड नगर 
प्रशासन भवन, एच.ई. सी . गोलचक्कर , धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है | 
5 . श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अंचल अधिकारी, चतरा को प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी नामित किया जाता है । 
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


433 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार, 29 अगस्त , 2018 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
24 जुलाई , 2018 


संख्या -09/नि० गो० -51/2016-3132 (09)/ रा.,-- श्री उज्जवल मिंज , तत्कालीन जिला अवर 
निबंधक, सरायकेला- खरसावां को जिला अवर निबंधक , चास , बोकारो के पद पर पदस्थापन के दौरान 
बोकारो जिलान्तर्गत चास अंचल के मौजा तेतुलिया के गैर मजरूआ खाता संख्या - 59 , प्लॉट नं०-63, 
144 , 311 एवं 184 कुल रकबा-4.11 एकड़ भूमि का निबंधन करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों 
के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम-9 (1 ) 
( क ) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या- 5247/ रा., दिनांक 30 अक्टूबर , 2017 द्वारा तत्काल प्रभाव 
से निलंबित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-5381/रा., दिनांक 8 नवम्बर , 2017 द्वारा उनके 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच पदाधिकारी श्री विनोद चन्द्र झा , 
भा .प्र. से . (से .नि .) को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक , चास, बोकारो को प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 58, दिनांक 7 मार्च, 2018 द्वारा 
प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार श्री मिंज 
को चेतावनी संसूचित करते हुए अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 29 अगस्त , 2018 


434 


434 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
27 जुलाई , 2018 


संख्या - 09/ आरोप -हजारीबाग-04/ 2015- 3179 (09)/ रा., - श्री राजेन्द्र सिंह , तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक , सदर, हजारीबाग सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , हजारीबाग द्वारा राजस्व कागजातों 
का सत्यापन किये बिना सत्यता को छुपाते हुए जानबूझकर खासमहाल की जमीन का जमाबंदी कायम 
करने हेतु अनुशंसा करने संबंधी आरोपों की जाँच हेतु विभागीय आदेश सं०-3404/ रा., दिनांक 
17 जुलाई , 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए अपर समाहर्ता, हजारीबाग को संचालन 
पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, सदर , हजारीबाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया । 
2. उपायुक्त , हजारीबाग के पत्रांक -110 , दिनांक 10 जनवरी , 2018 के माध्यम से प्राप्त अपर 
समाहर्ता, हजारीबाग - सह -संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत दण्ड के 
बिन्दु पर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक -1353/रा., दिनांक 27 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय कारण -पृच्छा 
की गयी । 


3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन , श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण -पृच्छा के 
जबाव एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री सिंह के विरूद्ध 
निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है : 


(i) 


निंदन , 


( ii) 


एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


435 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार, 29 अगस्त , 2018 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
30 जुलाई , 2018 


संख्या -02/नि . स्था .-32/ 2018-3189 (02)/ रा.,-- योजना- सह-वित्त विभाग के संकल्प सं०-551/वि ., 
दिनांक 1 मार्च, 2007 एवं संकल्प सं०-1997, दिनांक 1 जुलाई, 2010 के आलोक में श्रीमती ओलिभा 
एक्का, अवर निबंधक, गोला ( रामगढ़) को दिनांक 1 अगस्त , 2018 से 27 जनवरी, 2019 तक कुल 
180 ( एक सौ अस्सी ) दिनों के मातृत्व अवकाश का उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


436 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त, 2018 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2018 


संख्या-09/ आरोप - दुमका-18/ 2015- 3331 -- श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त 
पदाधिकारी (राजस्व ) मुख्यालय , संथाल परगना बंदोबस्त कार्यालय , दुमका संप्रति सेवानिवृत्त को दिनांक 
8 अक्टूबर , 2012 को 10. 30 बजे पूर्वाह्न में उनके सरकारी आवास से निगरानी टीम द्वारा गिरफ्तार 
किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0- 4100/ रा., दिनांक 2 नवम्बर , 2012 द्वारा उनकी 
गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है । 

2. श्री वर्मा निलंबन अवधि में ही कारावास में रहते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को 
वार्द्धक्य सेवानिवृत्त हुए हैं एवं दिनांक 8 फरवरी , 2013 को कारावास से मुक्त हुए | 

____ 3. श्री वर्मा के निलंबनावधि में ही कारावास में रहते हुए वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के कारण 
इन्हें निलंबनमुक्त किये जाने की प्रभावी तिथि के बिंदु पर कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत् है : 

__ " अंकणीय है कि झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 99 के अनुसार सरकारी सेवक को किसी 
दांडिक अपराध के लिए पुलिस हिरासत की अवधि तक के लिए निलंबित रखा जाना है । यह सही है 
कि श्री वर्मा दिनांक 8 फरवरी, 2013 को हिरासत से मुक्त हुए हैं, लेकिन चूंकि उनकी वार्द्धक्य 
सेवानिवृत्त की तिथि दिनांक 31 दिसम्बर , 2012 है एवं उक्त तिथि के पश्चात वे सरकारी सेवक नहीं 
रह जाते हैं , इसलिए इनपर पूर्ण हिरासत की अवधि को निलंबनावधि के रूप में माने जाने का 
प्रावधान प्रभावी नहीं हो सकता है , अपितु उन्हें सेवानिवृत्त की तिथि से ही निलंबनमुक्त माना जाना 
युक्तिसंगत होगा । 

4. अतः कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के उपरोक्त परामर्श के आलोक 
में श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ( राजस्व), मुख्यालय , सहायक 
बंदोबस्त कार्यालय , दुमका सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 
31 दिसम्बर, 2012 से निलंबनमुक्त माना जाता है । 

5. श्री वर्मा के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय इनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड 
सं०- 23/ 12, दिनांक 6 अक्टूबर, 2012 में पारित अंतिम आदेश के आलोक में लिया जायेगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


437 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त , 2018 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
16 अगस्त , 2018 


संख्या -09/ आरोप - राँची-92/ 2017 -3464 (09),-- श्री अखिलेश्वर शरण जमुआर, तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक , नामकुम सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , राँची द्वारा मौजा-टुम्बागुटु से संबंधित रैयतों 
का प्रतिरक्षा विभाग के लिए अर्जित भूमि के क्रेता एवं विक्रेता के बिना दखल - कब्जा वाली भूमि के 
नामांतरण हेतु गलत रूप से उनका दखल कब्जा बताकर नामांतरण करने की अनुशंसा करने संबंधी 
प्रपत्र क में गठित आरोपों की जाँच हेतु श्री विनोद चंद्र झा , से.नि . भा .प्र.से., विभागीय जाँच पदाधिकारी 
को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी , नामकोम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करते 
हुए विभागीय अधिसूचना सं०-356/ रा., दिनांक 24 जनवरी , 2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित 
की गयी । 
2. श्री विनोद चंद्र झा , संचालन पदाधिकारी- सह- वित्त विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक- 105 , 
दिनांक 8 मई, 2018 द्वारा श्री जमुआर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन 
समर्पित किया गया । 


3. संचालन पदाधिकारी- सह -विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध 
अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री जमुआर को चेतावनी संसूचित किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त, 2018 


438 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
24 अगस्त , 2018 


संख्या -2/ राज . स्था . शक्ति प्रदत्त( खंड)-03/ 2017- 3599 (02)/ रा., - उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , 
जमशेदपुर के पत्रांक- 404, दिनांक 10 अगस्त , 2018 के आलोक में श्री दिनेश कुमार रंजन ( झा .प्र. से.), 
जिला परिवहन पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर को उनके कार्यों के अलावे, जिला - भू -अर्जन 
पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( “The Right to fair compensation 
and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act- 2013 ) की धारा 3(g) के तहत 
समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


439 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त , 2018 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
24 अगस्त , 2018 


संख्या-8बी./ भू . अ. नि .(SLAO नामित ) धनबाद -204/ 2017 - 3600/ रा .,-- जल संसाधन विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पत्रांक - 3243, दिनांक 27 जुलाई , 2018 के आलोक में स्वर्णरेखा परियोजना अंतर्गत 
भू -अर्जन की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु निम्न पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने 
परिक्षेत्र अंतर्गत विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है : 


श्री द्वारिका बैठा , अंचल अधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर 


1. 
2. 


श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, अंचल अधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर 


___ श्री महेश्वर महतो, अंचल अधिकारी, जुगसलाई- सह-गोलमुरी ( जमशेदपुर ), पूर्वी सिंहभूम , 

जमशेदपुर तथा 


4. 


श्रीमती निवेदिता नियति , अंचल अधिकारी, राजनगर , सरायकेला- खरसावाँ । 


शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 
निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त, 2018 


440 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
27 अगस्त , 2018 


संख्या- 2/ रा स्था०-19/10- 3602/ रा,-- उपायुक्त , सरायकेला - खरसावाँ के पत्रांक -468, दिनांक 
28 जुलाई 2018 के आलोक में श्री संदीप दुबे, अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला की शक्ति प्रदत्त 
की जाती है । 

श्री दुबे के उक्त पद से स्थानांतरण अथवा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला के पद पर 
नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण करने , जो भी पहले हो , के उपरांत यह अधिसूचना 
स्वतः विलोपित समझी जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


441 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
18 अक्टूबर , 2017 


संख्या -4/नि०स०- 12 -254/ 2014 - 496 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री उदय कुमार सिन्हा , ( चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला- गया, बिहार ) की सेवा उनके नाम के 
सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Sl. | 


Employee Name 


Current Office 


Joining Date 


Current 
Department 


Date of Service 
Confirmation 


No . 


in 


GPF No. 


Current Designation 


Service 


19/ 08/ 2013 


09/ 09/ 2016 


UDAY KUMAR 

SINHA 
(JHK/JAS / 311) 


DC Office 
GUMLA 


BISHUNPUR 
BLOCK ,GUMLA 


Block Development 

Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD /1139 


- 


- 


- 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त, 2018 


442 


झारखण्ड विधान सभा 


अधिसूचना 
27 अगस्त, 2018 


संख्या-01 स्था०/ 2018- 2805 /वि०स०-- सभा सचिवालय के अधिसूचना 
संख्या- 2704, दिनांक14 अगस्त , 2018 के आलोक में श्री महेन्द्र प्रसाद के द्वारा 
दिनांक 26 अगस्त , 2018 के पूर्वाहन से सचिव, झारखण्ड विधान - सभा, राँची के पद पर 
दिए गए योगदान को स्वीकृत किया जाता है | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सिल्वेस्टर टोप्पो, 
संयुक्त सचिव , झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


443 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त , 2018 


प्रकाशनार्थ सूचना 


सं० 1101, दिनांक 


मैं SUJAG पिता ROBINSON TIWARY शपथ पत्र 
30 जुलाई , 2018 के अनुसार SUJAG TIWARI के नाम से जाना जाऊँगा । 

SUJAG एवं SUJAG TIWARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT - - 


Qr. No . CD /472, SECTOR III, HEC COLONY, 


P. O + P. S.- DHURWA, 
DIST — RANCHI, 
STATE — JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


___ मैं SHREE KANTH MUDI पिता LATE ANIL CHANDRA MODI शपथ पत्र 
सं० 564, दिनांक 23 जुलाई , 2018 के अनुसार SHRIKANTH MODI के नाम से जाना 
जाऊँगा | 

SHREE KANTH MUDI एवं SHRIKANTH MODI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT - - 


SECTOR -12/ A, Qr . No . 3374 , 
P. O. + P.S.- SECTOR -12, 
DIST . - BOKARO , 
STATE — JHARKHAND 


PERMANENT RESIDENT-- 


VILLAGE & P . O .- BASBUTIA, 


P.S .- PALOJORI, 
DIST. — DEOGHAR , 
STATE - JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 29 अगस्त, 2018 


444 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KUMARI BINA KISKU पिता RAVINDRA PRAKASH KISKU शपथ पत्र 
सं० 37 , दिनांक 21 जून , 2018 के अनुसार BINA KISKU के नाम से जानी जाऊँगी । 

_ KUMARI BINA KISKU एवं BINA KISKU दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


CHAMPANAGAR , 
P . O .- KUMHARLALO , 
P.S .- PIRTAND , 
DIST — GIRIDIH , 
STATE _JHARKHAND 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


994 , 


दिनांक 


मैं ASHOK पिता ARJUN SAW शपथ पत्र सं० 
29 सितम्बर , 2016 के अनुसार ASHOK PRADHAN के नाम से जाना जाऊँगा | 

ASHOK एवं ASHOK PRADHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT- - 


JARANGDIH, Qr. No.- DS. MQ -18, 
P . O .- JARANGDIH , 
P.S .- BOKARO THERMAL 
DIST .- BOKARO , 


PIN.- 829113 , 


STATE - JHARKHAND 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 24 -- 50 | 


